रजिस्ट्री सं. डी. एल. --33002/ 99 


REGISTERED NO. D . L . --- 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्लीराजपत्र 
Delhi Gazette 


समय नयने 


असाधारण 


EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
दिल्ली , बृहस्पतिवार , अक्तूबर 3 , 2013 / आश्विन 11 , 1935 
DELHI, THURSDAY, OCTOBER 3 , 2013/ASVINA 11, 1935 


सं . 160 ] 
No. 160] 


[ रा . रा. रा . क्षे.दि . सं. 150 

[ N .C . T.D . No. 150 


भाग -IV 
PART - IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


अ. जा ./ ज. जा ./ अ. पि . व./ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2013 
सं. फा . 10 /9 / 1998 / गृह पुलिस -1 /स्थापना / 15763 - 15772 . - दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम , 1999 
( 2000 का दिल्ली अधिनियम 1 ) की उप -धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 
उपराज्यपाल इसके द्वारा दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति को पूर्वोक्त अधिनियम के अन्तर्गत 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये और इसके सौंपे गए कार्यों को करने के लिये नामांकित करते हैं , अर्थात् : 
क्रम सं. नाम एवं पता 

पदनाम 
श्री नवीन पाल सिंह भंडारी 

सदस्य ( पूर्णकालिक ) 
आर - 25 , ग्रेटर कैलाश-- I, नई दिल्ली 


n: 


--.. 


. 


सदस्य का कार्यकाल एवं सेवा की शर्ते अधिनियम की धारा 4 तथा दिल्ले अल्पसंख्यक आयोग नियमावली , 2000 के नियम 3 
एवं 4 के अन्तर्गत यथा उपबन्धित के अनुसार होगा/ होगी । 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 


ललमलसोमा , प्रधान सचिव ( एससी/ एसटी/ अ. पि . व./ अल्पसंख्यक ) 


4256 DG/2013 


( 1 ) 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV 


- 


- 


3 


% 


म 


ल 


- - 


- 


- 


% 


- 


- 


- 


DEPARTMENT FOR THE WELFARE OF SC /ST /OBC /MINORITIES 

NOTIFICATION 

Delhi, the 30th October, 2013 
No. 10/3 /98/ HP-I/ Estt ./15763 - 15772. --In exercise of the powers conferred by sub-section 3 of 
Delhi Minorities Commission Act, 1999 , ( Delhi Act 1 of 2000 ), the Lt , Governor of National Capital 
Territory of Delhi, hereby , nominates the following person as the member of the DelhiMinorites Commission 
to exercise the powers conferred on and to perform the functions assigned to it under the aforesaid Act, 
namely :-- 
Sl. No . | Name and Address 

Designation 


Shri Navin Pal Singh Bhandari , 
R/ o. 261, Defence Colony, New Delhi 


| Member ( Full time ) 


The term of office and conditions of services ofMember shall be as provided under Section 4 of the 
Act and Rule 3 and Rule 4 of the Delhi Minorities Commission Rules , 2000 . 

By Order and in the Name of the 

Lieutenant Governor of the 

National Capital Territory of Delhi, 
LALMALSAWMA, Principal Secy. (SC/ ST/ OBC . Min.) 
समाज कल्याण विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2013 
फा. सं. 30 / एडवाइजरी बोर्ड / लेप्रोसी / 2006 - 07 / 11237. - दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय राजधानी 
राज्य क्षेत्र, के माननीय उपराज्यपाल द्वारा कुष्ट रोग पर नियंत्रण एवं समाप्त करने तथा कुष्ट रोग से पीड़ित 
संवासियों के पुर्नस्थापन के लिए एक सलाहाकार बोर्ड का गठन करते हैं । इस बोर्ड में निम्न सदस्य होंगे : 
सरकारी सदस्य 
1 . मंत्री, समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार , दिल्ली 

- अध्यक्ष 
2. सचिव, स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार , दिल्ली 

- सदस्य 
3. प्रधान सचिव , समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार , - सदस्य 

दिल्ली 
4. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग , राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली – सदस्य 
5 . श्रमायुक्त , राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार , दिल्ली 

- सदस्य 
6. विकास आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली 

-- सदस्य 
7. सचिव, तकनीकी शिक्षा, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली 

- सदस्य 
8 . निदेशक , समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली -- सदस्य 

सहायक निदेशक , सामान्य ( लेप्रोसी), स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य मंत्रालय , भारत सरकार, - सदस्य 

निर्माण भवन, नई दिल्ली 
10. डा0 के0 एस0 भगोटिया, स्टेट लेप्रौसी अधिकारी, स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय, राष्ट्रीय – सदस्य 

राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार , कड़कड़डूमा, दिल्ली 


PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


- 


Pas 


uomam 


- 


RAM 


गैर सरकारी सदस्य 
१. माननीय विधायक , सीमापुरी 

- सदस्य 
2. डा0 संजय भटट, समाज कार्य विभाग , दिल्ली युनिवर्सिटी, दिल्ली 

- सदस्य 
3. डा0 ब्रहमदत्त , एडवोकेट , ए - 422 न्यू लायर्स चैम्बर्स, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली 

-- सदस्य 
4 . श्रीमती सरीन , अध्यक्ष, आर डब्लयू ए, दिलशाद गार्डन , दिल्ली 

- सदस्य 
___ श्री पी०सी० अग्रवाल , सामान्य सचिव , हिंद कुष्ट निवारण संघ, 33 - 34 , नॉर्थ एंड -- सदस्य 

कॉम्पलेक्स , आर. के . आश्रम, नई दिल्ली । 
6. श्री गिरधारी लाल, अध्यक्ष , सोसायटी फॉर वेलफेयर ऑफ लेप्रोसी पेसेन्ट, विलेज ऑफ - सदस्य 

हॉप , फेज -1, लेप्रौसी कॉम्पलेक्स, ताहिरपुर, शाहदरा, दिल्ली 
श्रीमती राजदुलारी, सेवानिवृत्त , जिला समाज कल्याण अधिकारी , डी - 67, सुरजमल विहार, - सदस्य 
नियर यमुना स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, गेट नंबर 1, दिल्ली 
श्री जी0सी0 सक्सेना, लीगल एक्सपर्ट , डी - 283 , विवेक विहार, दिल्ली 

-- सदस्य 
__ श्री पीयुष इंग्रिस, भू०पू० सदस्य, सी डब्ल्यू सी , 1, नेहरू इन्कलेव, नियर मिनी स्टेडियम, - सदस्य 

अलीपुर , नई दिल्ली-- 36 


- 


3 . 


सलाहाकार समिति के मुख्य कार्य इस प्रकार होंगे - 

प्रशासन को कष्ट रोग से पीडित, ताहिरपुर परिसर में रहने वाले संवासियों को स्वास्थ्य , आर्थिक 

एवं सामाजिक उत्थान तथा इन रोगियों को समाज में पुर्नस्थापित करने हेतु सलाह देना । 
2. ताहिरपुर परिसर में रहने वाले कुष्ट रोग से पीड़ित संवासियों के पुर्न - उत्थान एवं कल्याण हेतु नई 

योजनाओं के क्रियान्वयन तथा स्वयंसेवल संगठनों की पुनरावृत्ति एवं असमान अवसरों को रोकने के 
लिए क्रमबद्ध उपायों हेतु सुझाव देना । 
ताहिरपुर परिसर में रहने वाले संवासियों के कल्याण हेतु नई योजनाओं को सुचारू रूप से लागू 

करने के लिए प्रशासन को सुझाव देना । 
___ 4. विभिन्न विभागों द्वारा ताहिरपुर परिसर में रहने वाले संवासियों के कल्याण हेतु किए जाने वाले 

कार्यों के तालमेल के लिए सुझाव देना । 
सलाहाकार समिति के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि अधिसूचना जारी होने की तारीख से दो वर्ष के लिए 
मान्य होगी । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के 

आदेश से और उनके नाम पर , 
अचला सिंह, निदेशक ( समाज कल्याण ) 


DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE 


NOTIFICATION 

Delhi, the 3rd October, 2013 
F . No. 30 (Advisory Board )/Lep . /2006 -07/11237. - The Lieutenant Governor of the National 
Capital Territory of Delhi is pleased to constitute an Advisory Board for the control and eradication of 
leprosy and rehabilitation of leprosy affected persons. The said Advisory Board shall comprise of 
following : -- 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV 


M 


mwen 


NG 


- Chairman 


-Member 


-Member 


-Member 


-Member 


-Member 


-Member 


OFFICIAL MEMBERS: 
1. Hon ble Minister (Social Welfare ), 

Government of National Capital 

Territory of Delhi 
2 . Secretary, Health Department, 

Government of National Capital 

Territory of Delhi 
3. Principal Secretary, Social Welfare , 

Government ofNational Capital 

Territory ofDelhi 
4 . Chief Engineer, P . W .D . 

Governmentof National Capital 

Territory of Delhi 
5 . Labour Commissioner, 

Government of National Capital 

Territory of Delhi 
6 . Development Commissioner, 

Government of National Capital 

Territory of Delhi 
7 . Secretary , Technical Education , 

Governmentof National Capital 

Territory of Delhi 
8 . Director ( Social Welfare ), 

Government of National Capital 
: Territory of Delhi 
9 . Assistant Director General (Leprosy ), 

Health Services ,Ministry of Health 
Govt. of India, Nirman Bhawan 

New Delhi 
10 . Dr. K .S . Bhagotia, State Leprosy Officer 

Directorate of Health , Services 
Karkardooma, GovernmentofNational 

Capital Territory ofDelhi. 
NON -OFFICIAL MEMBERS: 

1. Hon ble MLA , Seemapuri 
2 . Dr. Sanjay Bhatt 

Department of Social Work , 

Delhi University , Delhi 
3 . Dr. Brahm Dutt, Advocate, 

A - 422 , New Lawyers Chamber , 

Supreme Court, New Delhi 
4 . Mrs. Sareen , President RWA , 
• Dilshad Garden , Delhi 
5 . Sh . P . C . Agarwal, Hony . Genl. Secretary 

Hind Kusth Nivaran Sangh 
33 - 34 , North -End Complex , 
R .K . Ashram Marg, New Delhi- 110001 


-Member 


-Member 


-Member 


-Member 


-Member 


-Member 


-Member 


-Meinber 


PART IVU 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


6 . Sh .Girdhari Lal, President, 

Society for the Welfare of Leprosy Patients, 
Vill. ofHope , Ph - 1, Leprosy Complex , 
Tahirpur, Shahadra, Delhi- 110095 

-Member 
7 . Raj Dulari (Retd . District Social Welfare Officer) 

D -67, Surajmal Vihar, near Yamuna Sports 
Complex , Gate no . 1 , 
New Delhi- 110092 

-Member 
8 . Sh . G . C . Saxena, Legal Expert 

D - 283 , Vivek Vihar, 
New Delhi 

-Member 
9 . Sh . Piyush Angrish , Ex . Member (CWC ) 

1, Nehru Enclave 
Near Mini Stadium , Alipur 
New Delhi- 110036 

-Member 
Terms of reference for the said Advisory Board shall be as follows: 
1 . To advise the Government on matters entrusted to it about the medical, economical, 

social rehabilitation of leprosy patients in Tahirpur Complex with a view to 

eventually returning them to society . 
· 2 . To suggest new schemes for the rehabilitation and welfare of the leprosy affected 

persons in Tahirpur Complex and to channelise the efforts of voluntary organizations 

so as to avoid duplication or provision of unequal opportunities . 
3. To suggest ways for better implementation of the schemes taken up by the 

Government for the welfare of leprosy affected persons. 
4 . To suggest ways for improving convergence between the efforts of various 

Government Departments for the welfare of leprosy affected persons. 

· The term of this Advisory Board shall be two years from the date of this notification and the 
advice rendered by the Advisory Board shall not be binding on the Government. 

By Order and in the Name 

of the Lt. Govemor of the 
National Capital Territory of Delhi, 
ACHLA SINGH , Director (Social Welfare) 


4956 D 6 /13 - 2 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


